निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 595 ) 


3 कार्तिक 1933 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 25 अक्तूबर 2011 


सं0 2 / सी . एम. टी. - 69 / 2001 - खण्ड - iv — 4525 

परिवहन विभाग 


- 


- - 


- - - 


संकल्प 


24 अक्तूबर 2011 
रिट पेटिशन ( सी0 ) संख्या - 510 / 2005 मनीन्दरजीत सिंह बिट्टा बनाम युनियन एवं इंडिया एवं अन्य में 
दिनांक 30 अगस्त 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में मोटर वाहनों पर 
उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने की योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 2402, दिनांक 10 जून 
2011 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निरूपित कार्ययोजना एतद्वारा रद्द की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 595 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


